1 


IC 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ , 1939 ( श० ) 


संख्या - 87 राँची , सोमवार , 


5 फरवरी, 2018 (ई०) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
29 दिसम्बर , 2017 


संख्या - 01/ सा स्था -38 / 2017 न. वि . आ .. 7955-- पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड , 
राँची की अधिसूचना संख्या-5795 ( एस)- सह - पठित ज्ञापांक - 5805 ( एस) दिनांक 
17 अक्टूबर, 2017 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को सेवा प्राप्त श्री राजदेव 
सिंह, अधीक्षण अभियंता को अभियंत्रण कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग में 
अधीक्षण अभियंता के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 01/ सा॰स्था -38 / 2017 न. वि . आ .- 7956 -- पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, 
राँची की अधिसूचना संख्या -5789 (एस )- सह-पठित ज्ञापांक -5805 (एस ) दिनांक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 5 फरवरी, 2018 
17 अक्टूबर , 2017 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को सेवा प्राप्त श्री पारस 
कुमार , अधीक्षण अभियंता की सेवा पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वापस की 
जाती है । 
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 87 -- 50 


